सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आश्विन , 1943 ( श ० ) ) 


संख्या -528 राँची , सोमवार , 


18 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


31 अगस्त , 2021 


संख्या -11 / लो से आ०-01-01 / 2019 का०-4361 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद -316 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल श्रीमती अजिता भट्टाचार्या , एसोसिएट 
प्रोफेसर , लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज , सिरसा , इलाहाबाद को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची में सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं । उपलब्ध अभिलेखों के 
अनुसार श्रीमती अजिता भट्टाचार्या की जन्म तिथि 15.10.1964 है | 


1 


1 


2 संख्या -11 / लो से आ०-01-01 / 2019 का०-4361 - भारत के संविधान के अनुच्छेद -316 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल प्रो ० ( डॉ ० ) अनिमा हँसदा , सहायक प्रोफेसर 
संताली , गोस्सनर कॉलेज , राँची विश्वविद्यालय , राँची को पदभार ग्रहण करने की तिथि से झारखण्ड 
लोक सेवा आयोग , रांची में सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रो ० 
( डॉ ० ) अनिमा हँसदा की जन्म तिथि 06.08.1968 है । 


N 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 अक्टूबर , 2021 
3. संख्या -11 / लो से आ०-01-01 / 2019 का०-4361 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद -316 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल डॉ ० जमाल अहमद , विभागाध्यक्ष , 
उर्दू विभाग एवं उप - परीक्षा नियंत्रक , संत कोलम्बा महाविद्यालय , हजारीबाग , 

हजारीबाग , ( विनोबा भावे 
विश्वविद्यालय ) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची में सदस्य के 
पद पर नियुक्त करते हैं । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार डॉ ० जमाल अहमद की जन्म तिथि 
22.01.1969 है | 


3 


4. उपरोक्त सभी नव नियुक्त सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से छः वर्ष की 
अवधि तक या अधिकतम 62 ( बासठ ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक , इनमें से जो भी पहले हो 
अपना पद धारण करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 528 50 


-- 


